निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 540 ) 


13 आषाढ़ 1935 ( श ) 
पटना, वृहस्पतिवार , 4 जुलाई 2013 


सामान्य प्रशासन विभाग 


अधिसूचना 

2 जुलाई 2013 
सं. 17 / स्था .- 10 - 01 / 2012 - सा .प्र. - 11022 — सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार , पटना की अधिसूचना सं . 
5233 दिनांक 26 . 03 . 2013, जिसके द्वारा निम्नांकित प्रशाखा पदाधिकारियों को प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर 
नियमित प्रोन्नति देते हुए विभिन्न विभाग / कार्यालय में पदस्थापित किया गया है , में आंशिक संशोधन करते हुए 
उनके नाम के सामने स्तम्भ - 3 में अंकित विभाग / कार्यालय के स्थान पर स्तम्भ - 4 में अंकित 
विभाग / कार्यालय में प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है : 
क्र० नवप्रोन्नत प्रशाखा अधिसूचना सं . 5233 दिनांक 26. 03. 2013 

संशोधित पदस्थापित 
सं० | पदाधिकारी का नाम द्वारा नवपदस्थापित विभाग / कार्यालय 

विभाग / कार्यालय का नाम 


आ 


2 


श्री अजय कुमार माथुर 
श्री कुमार रविन्द्र प्रसाद 
श्रीमती पूनम सिन्हा 
श्री अरूण कुमार श्रीवास्तव 
श्री अनिल कुमार 
श्री प्रवीण कुमार सिंह 


महाधिवक्ता कार्यालय 

पथ निर्माण विभाग 
बिहार कर्मचारी चयन आयोग 
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग 

जल संसाधन विभाग 
पुलिस महानिदेशक का कार्यालय 


वित्त विभाग 
वित्त विभाग 

वित्त विभाग 
बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग 

विधि विभाग 
बिहार कर्मचारी चयन आयोग । 


2. संदर्भित अधिसूचना की शेष प्रविष्टियाँ यथावत् रहेंगी । 


बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

बशिष्ठ सिंह , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 540 -571 + 10- डी0टी0पी0 । 

Website: http ://egazette .bih . nic .in 


